निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 ज्येष्ठ 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 411 ) पटना , सोमवार , 30 मई 2016 

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार 


अधिसूचना 
4 अप्रील 2016 


1 . 


सं0 02 — विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 ( समय- समय पर संशोधित) की धारा 8-क- सह -पठित रेगूलेशन 3, 4 
तथा 5 बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार , रेगूलेशन , 1998 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा माननीय मुख्य 
न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा किये नामांकन , जो पत्र संख्या 5100 दिनांक 23. 01. 2016 से संसूचित किया गया है, 
के आलोक में पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को निम्नलिखित सदस्यों के साथ एतद् द्वारा पुनर्गठित किया जाता है । 
माननीय न्यायमूर्ति श्री के0 के0 मंडल 

अध्यक्ष 
पटना उच्च न्यायालय , पटना । 
महाधिवक्ता, बिहार , पटना 

सदस्य ( पदेन) 
अध्यक्ष , 

सदस्य (पदेन ) 
पटना उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ 
अध्यक्ष , 

सदस्य (पदेन) 
पटना उच्च न्यायालय बार एसोसियेशन 
अध्यक्ष, 

सदस्य ( पदेन) 
बिहार स्टेट बार काउन्सिल, पटना 
श्री आचार्य किशोर कुणाल , 

सदस्य 
अवकाश प्राप्त आई०पी०एस० 


7 . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 30 मई 2016 
श्री मनोरंजन प्रसाद, 

सदस्य 
अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
एवं पूर्व निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी 
डा0 ( श्रीमती ) मनीषा कुमारी 

सदस्य 
अध्यक्ष, जे0एम0 इन्स्टीट्यूट स्पीच एवं 
हियरिंग, इन्द्रपुरी, पटना 
संयुक्त निबंधक ( न्यायिक ) 

सदस्य (पदेन ) 
पटना उच्च न्यायालय 

एवं सचिव 
पदेन सदस्य को छोड़कर अन्य सदस्यों की कार्य अवधि अधिसूचना की तिथि से दो साल के लिए होगी । 

आदेश से , 
ओम प्रकाश, 

सदस्य सचिव। 
The 4 April 2016 
No . 02 — In exercise of the powers conferred under section 8 - A of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 (as amended from time to time) read with Regulation 3 ,4 & 5 of Bihar 
State Legal Services Authority Regulation , 1998 and on nomination by Hon ble the Chief 
Justice of Patna High Court communicated vide letter no . 5100 dated 23. 01 .2016 , the Patna 
High Court Legal Services Committee is here by Re- constituted with following members : 
Hon ble Mr. Justice K . K . Mandal, 

Chairperson 
Judge , Patna High Court, Patna 
Advocated General 

Ex -Officio Member 


1 . 


Hon 

bl. 


Bihar , Patna 


The President 


Patna High Court, Advocate s Association 


- 


Ex -Officio Member 
Ex - Officio Member 


The President 


Patna High Court, Bar Association 


The Chairman, 


Ex -Officio Member 


Bihar State Bar Council, Patna 


Member 


Sri Acharya Kishore Kunal 
Retired IPS Officer 


Sri Manoranjan Prasad 


Member 


Retd . District Judge and Ex -Director 


Bihar Judicial Academy 


Member 


Dr. (Mrs ) Manisha Kumari 
President, J. M . Institute of Speech and 
hearing , Indrapuri, Patna . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 30 मई 2016 
The Joint Registrar (Judicial) 

Ex -Officio Member 
Patna High Court 

& Secretary . 
The term of members other than Ex -Officio Members shall be two years from the 


date of notification . 


By Order, 
OM PRAKASH, 


Member Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 411 -571 + 200 - डी0टी0जी0I 

Website : http:// egazette.bih.nic .in 


